निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 कार्तिक 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 953) पटना , सोमवार , 31 अक्तूबर 2016 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

28 अक्तूबर 2016 
सं0 01 / स्था०( ले0से0 ) - 20 / 2015 - 8464 / वि० — बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारी श्री श्यामाकान्त मेहरा 
( कोटि क्रमांक - 57 ), को वरीय कोषागार पदाधिकारी कोटि के पद / समकक्ष स्तर के पद वेतनमान् पे बैण्ड रू० 
15600 - 39100 + ग्रेड पे 6600 / - से उपायुक्त, लेखा कोटि के पद / समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू० 
15600 - 39100 + ग्रेड पे 7600 / - में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है । 

2. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० ( सी०) संख्या - 29770 / 2015, 
बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी । 

3. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा । 

4. वित्त विभागीय पत्रांक - 3ए - 2 - 06 / 2013 - 3637 दिनांक 10.04.2013 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प 
संख्या - 630 दिनांक 21.10.2010 एवं संकल्प संख्या - 7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा उक्त पदाधिकारियों को विकल्प 
देना होगा कि उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रोन्नति की तिथि से करायेंगे या वेतन वृद्धि की तिथि से । यह विकल्प 
आदेश / अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर लिखित रुप से कार्यालय प्रधान / महालेखाकर / वित्त वैयक्तिक 
दावा निर्धारण कोषांग को देना है । विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण प्रोन्नति की तिथि से किया 
जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अंतिम होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जयन्त कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 953 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


